“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 

नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200I.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग / 09 /203-205. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 234] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2024 — res 3, शक 946 
गृह विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर Slee नगर 
अटल नगर, दिनांक 42 जून 2024 
अधिसूचना 
कमांक एफ 45-04 / दो-गृह / लो.अ. / 2044.---- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 


शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती 
नियम, 2044 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :- 


संशोधन 


उक्त नियमों में, न 
4. नियम 2 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्‌:- 


“om. परिभाषाएँ.-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - 


(क) सेवा के संबंध में, “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है संचालक, लोक 
अभियोजन, छत्तीसगढ़; 

(ख) “समिति” से अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित चयन समिति; 

(ग) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन' 

(घ)+. “राज्यपाल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल; 

(ड.). “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा 
संशोधित अधिसूचना कमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 
4984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग; 

(च) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची, 


(छ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के 
अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति; 


(ज) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के 
अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति; 


(झ) “सेवा” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन चतुर्थ श्रेणी सेवा; 
(ट) “राज्य” से afta है छत्तीसगढ़ राज्य | 


467 


468 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2। जून 2024 


2. नियम 3 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्‌ :- 


“3क. भर्ती का तरीका.- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्‌, सेवा में भर्ती, निम्नलिखित 
तरीकों द्वारा की जायेगी, अर्थात्‌ :- 


(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; 
अथवा 
सेवा के सदस्यों के पदोन्नति द्वारा; 


(ख) चयन की प्रकिया, चयन समिति,/चयन एजेंसी द्वारा निर्धारित परीक्षा योजना के 
माध्यम से की जायेगी।“ 


3. अनुसूची के सरल कमांक 4 के कॉलम (8) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्‌ :- 


“कक्षा 8 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए” 


4. अनुसूची के सरल कमांक 4 के कॉलम (32) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्‌ :- 


“(4) अतिरिक्त संचालक /संयुकत संचालक - अध्यक्ष. 
(2) संयुक्त संचालक, लोक अभियोजन - सदस्य. 
(3) उप संचालक, लोक अभियोजन - सदस्य 


(संचालक, लोक अभियोजन द्वारा नामांकित)” 
5. अनुसूची के सरल कमांक 2 के कॉलम (8) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्‌ :- 
“कक्षा 8 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए” 
6. अनुसूची के सरल कमांक 2 के कॉलम (9) में, चिन्ह “-” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “03 


वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाता है | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
एफ. केरकेट्टा, उप-सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 42 जून 2024 
छः कमांक एफ 45-04 / दो-गृह / AS. / 2044— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 
, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 45-04 / दो-गृह / लो.अ. / 2044 दिनांक 42--06-2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
एफ. केरकेट्टा, उप-सचिव. 


eter era, eT 22006 8 


Atal Nagar, the [2॥ June 2024 
NOTIFICATION 


No. F | 5-0 |/Two-Home/P.P./204— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 
309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the 
Chhattisgarh Public Prosecution Class-IV Service Recruitment Rules, 204, namely :- 


AMENDMENT 


In the said rules,- 
lL. After rule 2, the following rule shall be added, namely: - 
"2A. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, - 


(a) "Appointing Authority" in respect of services means the 
Director, Public Prosecution Chhattisgarh; 


(b) "Committee" means Selection Committee approved by the 
Appointing Authority; 

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh; 

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh; 


(e) "Other Backward Classes" means Other Backward 
Classes of citizens as specified by the State Government 
vide, Notification No. F8-5XXV-4-84, dated 26th 
December, 984 as amended from time to time; 


(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules; 


(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as 
specified in relation to this State under Article 34] of the 
Constitution of India; 


468 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 जून 2024 


(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as 
specified in relation to this State under Article 342 of the 
Constitution of India; 


(i) "Services" means the Chhattisgarh Public Prosecution 
Class-IV Services; 


(j) "State" means the State of Chhattisgarh." 


2. After rule 3, the following rule shall be added, namely:- 


"3A, Methods of recruitment.- Recruitment to the Service, after the 
commencement of these rules, shall be made by the following 
methods, namely:- 

(a) By direct recruitment through competitive examination; 

Or 
By promotion of the members of the Service. 

(b) Selection of Procedure shall be organized by the Selection 
Committee/Selection Agency through prescribed examination 
plan." 

5 For the entries relating to column (8) of serial number | of Schedule, the 


following is substituted, namely:- 
"Should have passed Class 8" examination." 


4. For the entries relating to column (I2) of serial number | of Schedule, the 


following entry is substituted, namely:- 


"() Additional Director/Joint Director - Chairman. 
(2) Joint Director, Public Prosecution - Member. 
(3) Deputy Director, Public Prosecution - Member. 


(Nominated by the Director, Public Prosecution)” 


eee tos, Fea 2028 468.(3) राजपत्र, दिनांक 2 जून 2024 468 (3) 


5. For the entries relating to column (8) of serial number 2 of Schedule, the 


following is substituted, namely:- 
"Should have passed Class 8" examination." 


6. In column (9) of serial number 2 of Schedule, for the symbol "-", the 


figure and words "03 years" is substituted. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
F. KERKETTA, Deputy Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, TAK से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


